रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L . -33004/ 99 


मयमबापत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


TRAL 


। 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( i) 
PARTIL - Section 3 - Suh- section ( ii ) . 
प्राधिकार से प्रकाशित 

6 . } . : 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17 , 2002 / चैत्र 27 , 1924 
NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 17, 2002/ CHAITRA27, 1924 


{ 


" 


सं.363 


सं . 363 ] 
No. 363 ] 


- 


- 


~ 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मम्बई, 17 अप्रैल, 2002 


का . आ . 435( अ ). --- यत : अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने तारीख 10 जनवरी, 2002 के अपने आदेश द्वारा, भारतीय 
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 की धारा 4 की उप- धारा ( 3) के साथ पठित प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम की धारा 8 की 
उप - धारा ( 1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारित, सभी स्टॉक एक्सचेंजों को स्टॉक एक्सचेंजों के प्रबंधतंत्र से स्वामित्व तथा घ्यापारिक 
सदस्यता को पृथक् करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत विनिश्चय को कार्यान्वित करने 
के लिए दो मास की कालावधि के भीतर उनके नियमों , अनुच्छेदों इत्यादि को संशोधित करने का निदेश दिया था ; और 


यत: जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड उक्त आदेश की अनुपालना उसमें नियस समय के भीतर करने में असफल रहा है । 


अब, प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1956 की धारा 8 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय 
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एतद्वारा जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के संगम - अनुच्छेद में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : --- 


अनुच्छेद 74 में , 


( i ) खण्ड ( क ) में , निम्नलिखित परंतुक परिवर्धित किया जाएगा : 


" परंतु यह कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य एक्सचेंज का अध्यक्ष नहीं होगा । " 
( ii ) खण्ड ( ग ) में , निम्नलिखित परंतुक परिवर्धित किया जाएगा : 

" परंतु यह कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य एक्सचेंज का उपाध्यक्ष नहीं होगा । " 
( iii ) खण्ड ( ङ) में , निम्नलिखित परंतुक परिवर्धित किया जाएगा : 

" परंतु यह कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य एक्सचेंज का कोषाध्यक्ष नहीं होगा । " 


[ फा . सं. भाप्रविबो/विधि/ 6213/ 02 ] 


जी . एन . बाजपेयी, अध्यक्ष 


1265 GI/2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTIT - Sec. 3 )] 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 17th April, 2002 
S.O . 435 (E ). - Whereas the Chairman , Securities and Exchange Board of India vide his order dated January 10 , 
2002, passed in exercise of powers under sub -section ( 1) of Section 8 of the Securities Contracts (Regulation ) Act read with 
sub - section (3 ) of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 , had directed all stock exchanges to 
amend their Rules, Articles etc. within a period oftwo months to give effect to thepolicy decision taken by the Securities 
and Exchange Board of India and the Central Government to segregate ownership and trading membership from inanagement 
of stock exchanges; and 

Whereas Jaipur Stock Exchange Limited has failed to comply with the said order within the time stipulated therein , 

Now , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) ofSection 8 of Securities Contracts (Regulation ) Act , 
1956 , the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following amendments to the Articles of Association of 
Jaipur Stock Exchange Limited , namely : 

In Article 74 
(i) in clause (a ), the following proviso shall be added : 

" Provided that no broker member of the exchange shall be the President of the exchange." 
(ii) in clause (c ), the following proviso shall be added : 

" Provided that no broker member of the exchange shall be the Vice President of the exchange." 
(i ) in clausc (e ), the following proviso shall be added 

**Provided that no brokermember of the exchange shall be the Treasurer of the exchange." 


[F . No. SEBI/LE /6213/02 ] 
G . N . BAJPAI, Chairnian 


Printed by the Manager, Govt. of India Pro98 , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


